रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/97 


REGD . NO . D . L .-33004 /97 





सत्यपरजयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3- Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


113798 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


- 


- 


सं0241 
No. 24 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, जनवरी 23, 1998 /माघ 3, 1919 
NEW DELHI, FRIDAY ,JANUARY 23, 1998/ MAGHA 3, 1919 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1998 
सं 1 /98 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन०टी० ) 


सा०का०नि० 49( अ ). - केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात: 
1. (i ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( पहला संशोधन ) नियम, 1998 है । 

( ii ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 13 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) में " शुल्क के संदाय के बिना, विनिर्दिष्ट उत्पाद शुलक्य माल 
का बंधपत्र परनिर्यात करने की " शब्दों के पश्चात् और अनुज्ञा दे सकेगी " शब्दों के पूर्व " वैसी ही रीति में जिसमें कि नियम 12 के उपनियम ( 1 ) के अधीन 
माल की बाबत रिबेट मंजूर किया जाता है , शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे । 


HO 


[ फा सं0 209152 /95 - सी०एक्स० - 6 ] 

पी०के०सिन्हा, अवर सचिव 
टिप्पणी : ( 1 ) मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 28 फरवरी 1944 की अधिसूचना सं. IV डी . सी. ई. के तहत प्रकाशित किये गये 

थे । 
( 2 ) नियम 13 वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 22 - 9 - 1994 को अधिसूचना सं . 40 /94 - के . उ. शु . ( गै. टे. ) द्वारा जोड़ा गया था । 
( 3 ) इस नियम , अर्थात् नियम 13 को नियम 12 और इस नियम के बीच समानता लाने के लिए संशोधित किया जा रहा है । 


210G.I / 97 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - - SEC. 3 (1)] 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd January , 1998 
No. 1/98 -CENTRAL EXCISE (N , T .) 


G .S . R . 49 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the 
Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules , 1944 , namely:--- 

1. (i) These rules may be called the Central Excise (First amendment) Rules, 1998 . 

( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. To clause (a ) of sub -rule ( 1) of rule 13 of the Central Excise Rules, 1944, after the Words " permit export of specified 
excisable goods in bond without patment of duty" the words, brackets and figurs "in the like manner , as the goods regarding 
which the rebate is granted under sub - rule ( 1) of rule 12 " shall be inserted . 

[ F. No. 209/ 52 /95- CX . 6 ] 
P. K . SINHA, Under Secy . 


Note. — (1 ) The principal rules were published vide Government of India, Extraordinary notification No . IV D . C . E, dated the 

28th February, 1944 . 
( 2) Rule 13 was inserted by Ministry of Finance ( Department of Revenue) notification No. 40/94- Central Excises 
( N. T.) dated 22- 9- 1994. 
(3 ) This rule i. e. rule 13 is being amended to bring equitability between rule 12 and this rule. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1998 
सं 2/ 98 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन०टी० ) 


सा०का०नि०50 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय, ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचमा सं0 48/94 के०ठ० ( एन०टी० ), तारीख 22 सितम्बर , 1994 में निम्नलिखित और संशोधन 
करती है , अर्थातः 

उक्त अधिसूचना में , शर्त (iv ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थातह 
" ( v ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के अध्याय 27 के अन्तर्गत आने वाले खनिज तेल को , 

पर किसी वायुयान के फलक पर उपयोग के लिए भण्डार के रूप में निर्यात किया जाता है वह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं 
के अधीन रहते हुए, ऐसे यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा जैसी कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 12 के अधीन विस 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) द्वारा आरी की गई अधिसूचना सं0 46 /94 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन०टी० ) में विहित हैं "। 


[ फा०सं० 209/ 52/ 95 - सी०एक्स० - 6 ] 


पी०के० सिन्हा, अवर सचिव 
टिप्पणी : -- इस संशोधन से विदेश जाने वाले किसी वायुयान के फलक पर उपभोग के लिए भंडार के रूप मे विनिर्दिष्ट खनिज तेल उत्पादों के निर्यातों 

पर दिनांक 22 - 9 - 94 की अधिसूचना सं. 46/94 - के. उ. शु. ( गै. टै. ) और उसके अंतर्गत यथानिर्धारित अन्य शर्तों और परिसीमाओं के 
अंतर्गत कम की गई रिबेट की राशि के बराबर उत्पाद शुल्क अदा किया जाएगा । 


[ 4711 — 443(i ) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd January, 1998 

No . 2 /98 - Central Excise (N . T.) · 


G .S . R . 50 ( E ). - In exercise of the powers conferred by rule 13 of the Central Excisc Rules, 1944 , the Central Govern 
ment hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Deparment of Revenue ) No . 48/94 - Central Excises (N . T ,) dated the 22nd September, 1994 namely : 

2 . In the said notification , after condition (iv ) the following shall be added , namely : 
" (v ) exports of mineral oil products falling under Chapter 27 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 

1985 (5 of 1986 ) as stores for consumption on board of an aircraft on foreign run shall be subject to condition 
and limitations, to be applied mutatis mutandis,as prescribed under Ministry of Finance (Department of Revenue) 
notification No. 46 /94 - Central Excises ( N . T .) issued under rule 12 of Central Excise Rules. 1944 ." . 

F .No. 209 / 52 /95 -CX .6 ] 

P .K . SINHA , Under Secy. 
Note. — With this amendment, exports of specified mineral oil proudcts as stores for consumption on board of an aircraft on 

foreign run shall be subjected to payment of duty of excise equivalent to the amount of rebate reduced under notification 
No. 46 /94 - CE (NT) dated 22 -9 - 94 and other conditions and limitations as prescribed thereunder. 


Priated by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, Now Dolhi -110064 

And Published by the Controllor of Publication . Dalhi- 110054 — 1998 


